सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 276 राँची, गुरुवार , 


28 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
8 मार्च, 2019 


संख्या- 1/ विविध -818/ 05 खंड का.- 2189-- श्री के ० के ० खण्डेलवाल, भा.प्र.से. ( झाः 1988 ), अपर मुख्य 
सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को दिनांक 08.03.2019 से 10.03.2019 
तक आकस्मिक/ सार्वजनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है । 

2 . श्री के ० के ० खण्डेलवाल , भा.प्र.से. के अवकाश की अवधि में श्री सतेन्द्र सिंह , भा.प्र.से. 
( झाः 1995 ), राज्यपाल के प्रधान सचिव , झारखण्ड अपने कार्यों के साथ सचिव , कार्मिक , प्र ० सु ० तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 276 -- 50 


